निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 196) 


4 चैत्र 1932 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 25 मार्च 2010 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचनाएं 

18 नवम्बर 2009 
सं0 9 / विविध - 14 - 70 / 2007का0 - 12418 — बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 के नियम 
15 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन बिहार राज्य सरकार ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ) उक्त नियमावली के 
नियम 10( 2 ) के आलोक में गठित बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (टंकण एवं कम्प्यूटर योग्यता जाँच ) 
विनियमावली, 2009 ( अधिसूचना संख्या 5884, दिनांक 19 जून 2009) में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन 
करती है: 

1. बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (टंकण एवं कम्प्यूटर योग्यता जाँच ) विनियमावली, 2009 के विनियम 
3(1), 4(1) तथा 5(1) में शब्द टंकण यंत्र पर एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं । 

2. उक्त विनियमावली के विनियम 3( iii)( ख ), 4( iii)( ख ) तथा 5( iii )( ख ) में टंकण यंत्र एवं तथा 
अलग - अलग शब्द एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं । 
3. अन्य खंड यथावत रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

अजय कुमार सिन्हा, 

सरकार के उप - सचिव । 

18 नवम्बर 2009 
सं0 9 / विविध - 14 - 70 / 2007का0 - 12419, अधिसूचना संख्या 12418, दिनांक 18 नवम्बर 2009 का संलग्न 
अंग्रेजी अनुवाद एतद् द्वारा बिहार - राज्यपाल सचिवालय के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है जो भारत के 
संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

अजय कुमार सिन्हा , 

सरकार के उप - सचिव । 
The 18th November 2009 
No . 9 / Vividh-14- 70 / 2007Ka - 12418 - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to Rule 15 of The Bihar Secretariat Clerical Service Rules, 2006 the State 
Government of Bihar (Personnel and Administrative Reforms Department) hereby 


fasts JIC (31HTETPUT), 25 HIT 2010 


makes the following amendments in The Bihar Secretariat Clerical Service ( Typing and 
Computer ability test) Regulations , 2009 (Notification no . 5884, dated 19th June 2009 ) 
constituted under Rule 10 ( 2 ) of the said Rules with immediate effect: 

(1 ) In clause 3 (1 ), 4 ( 1 ) and 5 ( 1 ) of the Bihar Secretariat Clerical Service (Typing 
and Computer ability test ) Regulations, 2009 words on typewriter are hereby deleted . 

( 2) Words ‘typewriter and and separately in clause 3 (iii)(b ), 4 (iii)(b ) and 5 (iii)(b ) 
of the said Regulations are hereby deleted . 
( 3 ) Other clauses shall remain intact. 

By order of the Governor of Bihar, 

AJAY KUMAR SINHA , 
Deputy Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
POFTE JJC (31HTERUT ) 196 -571 + 200 - Odontol 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


